सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 कार्तिक , 1938 ( श० ) 


संख्या- 864 राँची, गुरुवार, 


12 अक्टूबर, 2017 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


- 


अधिसूचना 
20 सितम्बर , 2017 ई० । 


संख्याः 12/प्रो०-09- 03/ 2015 का० 9978-- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री राम 
शरण सिन्हा , निजी सहायक ( कोटि क्रमांक -56A) (पी०बी० II रू० 9300 -34800/-, ग्रेड वेतन -रू० 
4600), महाधिवक्ता कार्यालय , झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची को , विभागीय प्रोन्नति समिति की 
अनुशंसा के आलोक में इनसे कनीय एवं वरीयता क्रमांक -57 में अंकित श्री राजेन्द्र प्रसाद नं०- 2 की 
आप्त सचिव के पद पर हुई प्रोन्नति की तिथि दिनांक 3 जुलाई, 2008 एवं प्रधान आप्त सचिव के 
पद पर हुई प्रोन्नति की तिथि दिनांक 12 जून, 2015 के अनुरूप , क्रमश: दिनांक 3 जुलाई, 2008 
से आप्त सचिव कोटि(पी०बी० II रू० 9300 -34800 /-, ग्रेड वेतन-रू० 4800) एवं दिनांक 
12 जून , 2015 के प्रभाव से प्रधान आप्त सचिव कोटि ( पी०बी० III रू० 15600 - 39100/- ग्रेड वेतन 
रू० 6600) में प्रोन्नति दी जाती है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 12 अक्टूबर , 2017 


माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय , राँची के द्वारा WP(S ) No- 4106 / 2009 , रामशरण सिन्हा 
एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 24 अक्टूबर , 2013 को पारित आदेश के 
आलोक में प्रोन्नति से होने वाले सभी परिणामी लाभ प्रोन्नति की तिथि से अनुमान्य होंगे । 


संख्याः 12/प्रो० - 09- 03/ 2015 का . 9979-- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के 
श्री आशुतोष प्रसाद, निजी सहायक ( कोटि क्रमांक -56 B) (पी०बी० II रू० 9300- 34800/-, ग्रेड 
वेतन- रू० 4600), कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , झारखण्ड , राँची को , विभागीय 
प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में इनसे कनीय एवं वरीयता क्रमांक -57 में अंकित श्री 
राजेन्द्र प्रसाद नं०-2 की आप्त सचिव के पद पर हुई प्रोन्नति की तिथि दिनांक 3 जुलाई, 2008 एवं 
प्रधान आप्त सचिव के पद पर हुई प्रोन्नति की तिथि दिनांक 12 जून , 2015 के अनुरूप, क्रमश : 
दिनांक 3 जुलाई, 2008 से आप्त सचिव कोटि ( पी०बी० II रू० 9300- 34800/-, ग्रेड वेतन- रू० 4800 ) 
एवं दिनांक 12 जून , 2015 के प्रभाव से प्रधान आप्त सचिव कोटि (पी०बी० III रू० 15600 
39100/- ग्रेड वेतन -रू० 6600) में प्रोन्नति दी जाती है । 

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय , राँची के द्वारा WP(S) No - 4106/2009, रामशरण सिन्हा 
एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 24 अक्टूबर , 2013 को पारित आदेश के 
आलोक में प्रोन्नति से होने वाले सभी परिणामी लाभ प्रोन्नति की तिथि से अनुमान्य होंगे । 


संख्याः 12/प्रो० - 09-03/ 2015 का० 9980 -- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री 
शैलेन्द्र कुमार , निजी सहायक ( कोटि क्रमांक-56 C ) ( पी०बी० || रू० 9300-34800/-, ग्रेड वेतन- रू० 
4600 ), कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड , राँची को , विभागीय प्रोन्नति 
समिति की अनुशंसा के आलोक में इनसे कनीय एवं वरीयता क्रमांक-57 में अंकित श्री राजेन्द्र प्रसाद 
नं०- 2 की आप्त सचिव के पद पर हुई प्रोन्नति की तिथि दिनांक 3 जुलाई , 2008 एवं प्रधान आप्त 
सचिव के पद पर हुई प्रोन्नति की तिथि दिनांक 12 जून , 2015 के अनुरूप , क्रमश: दिनांक 
3 जुलाई, 2008 से आप्त सचिव कोटि ( पी०बी० ॥ रू० 9300 -34800/-, ग्रेड वेतन - रू० 4800 ) एवं 
दिनांक 12 जून , 2015 के प्रभाव से प्रधान आप्त सचिव कोटि ( पी०बी० III रू० 15600 - 39100/- ग्रेड 
वेतन - रू० 6600) में प्रोन्नति दी जाती है । 

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय , राँची के द्वारा WP(S) No - 4106 / 2009 , रामशरण सिन्हा 
एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 24 अक्टूबर , 2013 को पारित आदेश के 
आलोक में प्रोन्नति से होने वाले सभी परिणामी लाभ प्रोन्नति की तिथि से अनुमान्य होंगे । 
2. उपर्युक्त सभी प्रोन्नति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है: 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 12 अक्टूबर , 2017 


( क) यह प्रोन्नति पूर्णतः औपबंधिक है तथा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय , राँची के द्वारा 
WP(S ) No- 4106/ 2009 , रामशरण सिन्हा एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 
24 अक्टूबर , 2013 को पारित आदेश और अवमानना वाद Cont. ( Civil ) case No - 526 / 2016, 
आशुतोष प्रसाद एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 11 अगस्त , 2017 को पारित 
आदेश के अनुपालन में प्रदान की जाती है । इसे पूर्वोद्धारण नहीं माना जायेगा | 
( ख) यह प्रोन्नति WP(S ) No - 4317 /2009 , रामशरण सिन्हा एवं अन्य बनाम राज्य सरकार 
एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय , राँची के द्वारा पारित आदेश दिनांक 
24 अक्टूबर , 2013 के विरूद्ध इस विभाग के द्वारा दायर LPA No - 45/2014, में माननीय उच्च 
न्यायालय के द्वारा भविष्य में पारित न्यायादेश के फलाफल से प्रभावित होगा एवं तदनुसार 
संशोधित किया जा सकेगा | 
( ग) चूँकि श्री रामशरण सिन्हा, श्री आशुतोष प्रसाद एवं श्री शैलेन्द्र कुमार के संबंध में मंत्रिमंडल 
सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची से निगरानी स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं है । 
अतः इनकी निगरानी स्वच्छता प्रमाण पत्र में प्रतिकूल अभ्युक्ति रहने तथा प्रोन्नति संबंधी किसी भी 
प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इनकी प्रोन्नति तदनुसार संशोधित की जा सकेगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ओम प्रकाश साह , 
सरकार के उप सचिव । 


- 


- 


- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 864- 50 


